निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 8 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 779) 


श्रम संसाधन विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचनाएं 

2 जुलाई 2015 
सं० श्रम क० स० - 31 / 2014 श्र० सं० - 1884 - असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम , 2008 ( 2008 
का 33 ) की धारा - 14 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित 
नियमावली बनाती है : 


अध्याय - 1 


1. ( 1 ) संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ - ( 1 ) यह नियमावली बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 

2015 कही जा सकेगी । 
( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी । 
2. परिभाषाएं -( 1 ) इस नियमावली में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों : 


( क ) “ अधिनियम " से अभिप्रेत है , असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 ( 2008 का 33 ) ; 
( ख ) “ बोर्ड " से अभिप्रेत है , अधिनियम की धारा - 6 के अधीन गठित बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा 

बोर्ड ; 
( ग ) “ अध्यक्ष " से अभिप्रेत है , बोर्ड का अध्यक्ष ; 
( घ ) “ सदस्य " से अभिप्रेत है , बोर्ड का सदस्य ; 
( ड . ) " धारा " से अभिप्रेत है असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा ; 


- 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जुलाई 2015 
( च ) सरकार से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार , पटना । 

गठित सेक्टर " से अभिप्रेत है व्यक्तियों अथवा स्वनियोजित कामगारों द्वारा और उत्पाद अथवा वस्त बिक्री 
में लगा हुआ अथवा चाहे जिस किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध करने वाला उपक्रम( Enterprise) और जहाँ 

उपक्रम( Enterprise) कामगारों को नियुक्त करता हों वहाँ वैसे कामगारों की संख्या 10 से कम हो । 
( 2 ) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के , जो इन नियमावली में प्रयुक्त हैं और अपरिभाषित हैं किन्तु अधिनियम में 
परिभाषित हैं . क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनदेशित किए गए हैं । 

अध्याय - 2 
बिहार राज्य असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन । 

3. अधिनियम की धारा - 6 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन राज्य सरकार असंगठित कामगारों के कल्याणार्थ कार्यों के 
संपादन हेतु प्रदत शक्तियों का प्रयोग एवं दिए गए दायित्वों के वहन के लिए " बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा 
बोर्ड " का गठन करेगी। 

4 . बोर्ड निम्नलिखित को मिलाकर गठित किया जाएगा : 
( क ) मंत्री , श्रम संसाधन विभाग , बिहार 

अध्यक्ष( पदेन ) 
( ख ) प्रधान सचिव / सचिव , श्रम संसाधन विभाग , बिहार - सदस्य सचिव ( पदेन ) 
( ग ) राज्यसरकार द्वारा मनोनित 28 ( अठाइस ) सदस्य जो निम्नलिखित कोटि ( Categoriges ) के होंगे : 

(i ) असंगठित कामगार के प्रतिनिधित्व करनेवाले 07 सदस्य 
(ii ) असंगठित कामगार के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 07 सदस्य 
(iii ) विधानसभा के 02 सदस्य 
( iv ) सिविल सोसाइटी के प्रमुख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले ऐसे 05 सदस्य होंगे जो असंगठित क्षेत्र 

के कामगारों के कल्याण एवं बेहतरी के लिए कार्यरत हों और ऐसे लोग जिन्हें श्रम क्षेत्र या श्रम प्रशासन 

में कार्य करने का अनुभव हो । 
( v ) संबंधित विभागों के प्रतिनिधित्व करनेवाले 07 सदस्य 

स्यों की पदावधि : - ( 1 ) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष 
के लिए पद धारण करेगा । 

( 2 ) धारा - 6 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( c ) के उप - खंड (iii ) के अधीन नाम -निर्देशित कोई सदस्य तब बोर्ड का 
सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता । 

( 3 ) धारा - 6 की उप- धारा ( 2 ) के खंड ( c ) के उप - खंड ( i) ,( ii ) एवं ( iv ) के अधीन नाम -निर्देशित कोई सदस्य 
बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस कोटि का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो । 

परतु नियम 4( ग ) ( ii ) के अधीन नाम निर्देशित सात व्यक्तियों में एक सदस्य अनुसूचित जाति से 01 सदस्य 
अनुसूचित जनजाति से , 01 सदस्य अल्पसंख्यकों से 01 और 01 सदस्य महिलाओं के प्रवर्ग से प्रतिनिधित्व करने के लिए 
होगा । 

( 4 ) कोई सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा । 
( 5 ) बोर्ड का कार्यकाल 03 ( तीन ) वर्ष का होगा । 

6 . त्यागपत्र : - ( 1 ) बोर्ड का कोई सदस्य , जो पदेन सदस्य नहीं है , अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखित पत्र द्वारा 
अपने पद का त्याग कर सकेगा। 

( 2 ) ऐसे सदस्य का स्थान उस तिथि से जिस तिथि से उसका त्यागपत्र स्वीकार होता है या जिस तिथि से त्यागपत्र 
की सूचना प्राप्त होती है, तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पूर्वत्तर हो , रिक्त होगा । 

( 3 ) सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी , जो त्यागपत्र स्वीकार करके बोर्ड को 
उसकी अगली बैठक में रिपोर्ट करेंगे । 

7 . पता में परिवर्तन - यदि कोई सदस्य अपने पता में परिवर्तन करता है तो वह अपना नया पता बोर्ड के 
सदस्य - सचिव को सूचित करेगा : 


गपत्र 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जुलाई 2015 


परन्तु यदि सदस्य अपना नया पता सूचित करने में असफल रहता है तो अभिलेख में पूर्व से अंकित पता, सभी 
प्रयोजनों के लिए , सदस्य का सही पता समझा जाएगा । 

____ 8 . रिक्त स्थानों को भरने की रीति :- जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना है तो 
अध्यक्ष राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर , राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा , रिक्त स्थान को भरने के 
लिए किसी व्यक्ति को नाम - निर्देशित कर सकेगी और इस प्रकार नाम - निर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि तक , 
जिसके स्थान पर वह नाम निर्देशित किया जाता है , पद धारण करेगा । 

___ 9 . सदस्यों के भत्ते: - ( 1 ) बोर्ड के किसी सरकारी सदस्य का यात्रा - भत्ता सरकारी कर्तव्य पर उसके द्वारा की गई 
यात्रा के लिए लागू नियमों के अनुसार मंजूर किया जाएगा और उसके वेतन की निकासी करनेवाले प्राधिकारी द्वारा यह मंजूर 
किया जाएगा । 

___ ( 2 ) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए यात्रा - भत्ता ऐसी दर पर मंजूर 
किया जाएगा जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को देय है । और दैनिक - भत्ते की गणना संबंधित स्थानों में राज्य 
सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को देय अधिकतम दर पर की जाएगी । 

10. दायित्वों का निर्वहन - ऐसा प्रत्येक विषय , जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। अध्यक्ष के 
निदेशानुसार , बोर्ड की किसी बैठक में / पत्र/ कागजात भेजकर/ विचार किया जाएगा और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया 
जाएगा : 

परन्तु जहां किसी विषय पर बहुमत नहीं है । और बोर्ड के सदस्य समान रूप से विभाजित है । अध्यक्ष का मत द्वितीय 
और निर्णायक मत होगा । 

11. बैठक -(1 ) बोर्ड की बैठक ऐसे स्थान और समय पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए और यह 
बैठक चार मास में कम से कम एक बार होगी । 

( 2 ) अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें वह उपस्थित हों और अपनी अनुपस्थिति में बैठक 
की अध्यक्षता करने के लिए बोर्ड के किसी सदस्य को नाम निर्देशित कर सकेंगे और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नाम -निर्देशन के अभाव 
में , ऐसी बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्य अपने बीच में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित 
कर सकेंगे। 

(3 ) बैठक की सूचना एवं कार्यावली, बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की तिथि से सामान्यतया दो सप्ताह पूर्व 
दी जाएगी 

( 4 ) ऐसे विषय को छोड़कर जो बोर्ड के बैठक के लिए कार्यावली की सूची में सम्मिलित हैं , अन्य विषय पर , 
अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना , बैठक में विचार नहीं किया जाएगा । 

( 5 ) अध्यक्ष, अत्यावश्यकता की दशा में , विचार -विमर्श की विषयवस्तु और अत्यावश्यकता के कारणों के बारे में 
सदस्यों को अग्रिम सूचना देने के पश्चात् , किसी भी समय बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकेंगे। 

. गणपूर्ति - ( 1 ) बोर्ड की किसी बैठक में तब तक कोई कार्य का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि 
उस बैठक में कम से कम छः सदस्य जिसमें राज्य विधानसभा का कम से कम एक सदस्य उपस्थित न हो : 

परन्तु यदि किसी बैठक में छः से कम सदस्य उपस्थित हैं , तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को और अन्य सदस्यों को 
सूचना देकर कार्यों का निपटारा करने के लिए बैठक किसी अन्य तारीख को विनिश्चित कर सकेंगे, जिसमें गणपूर्ति अथवा 
उपस्थित सदस्यों की संख्या को ध्यान में लाए बिना कार्यों का निपटारा किया जा सकेगा । 

( 2 ) राज्य सरकार पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य को बोर्ड की बैठक में भाग लेने से वर्जित कर सकेगी 
यदि 

( क ) वह अध्यक्ष को लिखित सूचना दिए बिना और उसकी सहमति के बिना बोर्ड के तीन लगातार बैठकों में 

अनुपस्थित रहता है , या 
( ख ) राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिसके लिए वह बोर्ड के 

सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है । 
13. वैसे असंगठित कामगार , जिनकी आयु 14 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और जो असंगठित कामगार होने संबंधी 
स्व - घोषणा - पत्र देंगे , निबंधन हेतु पात्र होंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जुलाई 2015 
14. प्राधिकार - जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति असंगठित कामगार के निबंधन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा 
और उसके द्वारा असंगठित कामगार का निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा । 

15 . आवेदन - प्रत्येक असंगठित कामगार विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी के कार्यालय अथवा किसी अन्य 
अधिकृत कार्यालय में निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र -I में देंगे । 

16. निबंधन के पश्चात प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के कामगार को जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी 
पदाधिकारी द्वारा सुगमतापूर्वक रखे जानेवाला एक स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र के रूप में निर्गत किया जाएगा जिसमें प्रत्येक 
कामगार के लिए अलग - अलग पहचान संख्या ( UniqueIdentification Number ) उल्लिखित होगा। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

डा0 एस . सिद्धार्थ, 

सरकार के सचिव। 
प्रपत्र - 1 


बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2014 के नियम 16 के अधीन असंगठित कामगार के निबंधन हेतु 

आवेदन पत्र 


( 2 ) 
(3 ) 


( क ) असंगठित कर्मकार का नाम :-... 
( ख ) कर्मकार की आयु : -......... 
पिता/पति का नाम :-..... 
व्यवसाय : - ..................... 
वर्तमान पता : - ........ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


( 5 ) 


स्थायी पता : 


. 


. 


. 


( 6) 


आश्रित : - .... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( क ) पिता 


( ख ) माता ... 


( ग ) आश्रित बच्चे 


( घ ) अन्य ........... 


(7 ) 


यू. आई. डी . नंबर 


हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान 
नाम : 


2 जुलाई 2015 
सं० श्रम क० स० - 31/ 2014 श्र० सं० - 1884 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

डा0 एस . सिद्धार्थ, 
सरकार के सचिव । 


PER JGIC ( 31HTERUT), 8 Qaig 2015 


The 2nd July 2015 


No. SKS -31/ 2014 -L & R - 1884 - In exercise of the powers conferred by the Sub 
section ( 1 ) of Section 14 , of the Unorganized workers Social Security Act , 2008 ( 33 of 2008 ) 
the State Governmenthereby makes the following rules : 


1 . ( 1 ) Short title scope and commencement- ( 1 ) The Rulesmay be called The Bihar 
Unorganized Workers Social Security Rules, 2015 . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar : 
(3 ) It shall come into force from the date of publication in the official gazette . 
2 . Definitions - ( 1 ) In these rules, unless otherwise requires in the context - 
(a ) " Act" means Unorganized Workers Social Security Act, 2008 (Sec. 33 of 

2008 ); 
" Board " means the Bihar Unorganized workers social security board under 
section 6 of the act; 
" Chairperson " means the chairperson of the Board ; 
" Member " means a member of the Board ; 
" Section " means a section of the Unorganized Workers Social Security Act ; 
" Government" means the " Labour Resource Department" , Govt. of Bihar , 
Patna 
" Unorganised Sector " means an enterprise owned by individuals or self 
employed workers and engaged in the production or sale of goods or 
providing service of any kind what so ever, and where the enterprise 

employs workers, the number of such workers is less than ten ; 
( 2 ) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in 

the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the 
Act. 

Chapter - 2 


Constitution of Bihar Unorganized Workers Social Security Board . 

3 . In exercise of the powers conferred in the Sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Act, 
State Government of Bihar will Constitute Bihar Unorganized Workers Social Security Board 
for the welfare work of unorganized sector workers. 

4 . The board will be constituted by the following members : 
(a ) Minister, Labour Resources Department - Chairperson 

( ex Officio ) 
(b ) Principal Secretary / Secretary , Labour Resources Department – Member 

Secretary ( ex- Officio ) 
( c ) Twenty eight members to be nominated by the State Government, will be of 

following category . 
(i) Seven members representing the unorganized workers , 
( ii ) Seven members representing the employers of unorganized workers , 

Two members representing the Legislative Assembly 
(iv) Five members representing eminent persons from civil society . It shall 

mean such persons who are working for the welfare and betterment of 
unorganized sector workers and those who have experience of working 
in the field of labour welfare or labour administration . 
Seven members representing concerned Departments . 


u . 


ET TE ( 3RITEIRUT), 8 Taig 2015 
5 . Terms of members – ( 1 ) A member, other than ex -officio member, shall hold 
office for a period for three years from the date of his nomination . 

( 2 ) A member nominated under sub - clause ( iii) of clause (c ) of sub - section (2 ) of 
section 6 shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the 
legislative assembly by which he was so elected . 

(3 ) A member nominated under sub clause (i), ( ii ), ( iv ) of clause (c ) of sub -section ( 2 ) 
of section 6 shall cease to be member of the Board if he cease to represent the category of 
interest from which he was so nominated : 

Provided that out of seven persons nominated under rule 4 (c ) (ii) one member each 
from the schedule caste , the schedule tribe, the minorities and women shall be 
represented . 

(4 ) A member shall be eligible for re - nomination . 
(5 ) The tenure of the Board shall be of three years . 

6 . Resignation - ( 1 ) A member of the Board not being an ex - officio member, may 
resign his office by a letter in writing addressed to the chairperson 


rson 


(2 ) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his 
resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation 
of resignation , whichever is earlier. 

( 3 ) The power to accept the resignation of a member shall vest in the chairperson 
who , on accepting the resignation , shall report to the Board at its nextmeeting. 

7 . Change of Address – If a member changes his/her address, he / she shall notify 
his /her new address to the Member - Secretary of the Board who shall thereupon enter 
his /her new address in the official records: 


Provided that if the member fails to notify his /her new address , the address in the 
official record shall for all purposes be deemed to be the member s correct address. 

8 . Procedure of filling vacancies , when a vacancy occurs or is likely to occur in the 
membership of the Board , the chairperson shall submit a report to the State Government 
and on receipt of such report the State Government may , by notification , nominate a 
person to fill the vacancy and the person so nominated shall hold office for the remainder 
of the term of office of themember in whose place he is nominated . 

9 . Allowances of members , ( 1) The travelling allowance of an official member of 
the Board shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him 
on official duties and shall be granted by the competent drawing authority paying his 
salary . 


(2 ) The non - official member of the Board shall be granted travelling allowance for 
attending themeeting of the Board at such rates as are admissible to the group " A " officers 
of the State Government and daily allowances shall be calculated at the maximum rate 
admissible to Group " A " officers of the State Government in respective places . 


10 . Disposal of business- Every matter which the Board is required to take into 
consideration shall be considered at the direction of chairperson in any meeting of board 
by sending the necessary papers to and decision shall be taken on that basis : 


Provided that where there is no opinion ofmajority on a matter, and themembers 
of the Board are equally divided , The chairperson s vote shall have a second or a deciding 
vote . 


faer JGTC (3THTERUT), 8 Taig 2015 


11. Meeting - ( 1 ) The Board shall meet at such place and at such time as may be 
ensured by the chairperson and it shall meet at least once in four month . 


(2 ) The chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is 
present and in his absence to preside over such a meeting he may direct the name to any 

of the board . In the absence of such direction of name by the chairperson , the 
member of the board present in such meeting may elect from amongst themselves a 
member to preside over themeeting . 

(3 ) Ordinarily , two weeks prior notice and agenda will be given to the members of 
the Board before proposed meeting . 

( 4 ) No business except the business which is included in the list of business for a 
meeting of the Board shall be considered at the meeting without the permission of the 
chairperson . 


(5 ) The Chairperson may at any time call a special meeting of the Board in case of 
urgency , after informing the members in advance about the subject matter of discussion 
and the reasons of urgency . 


12 . Quorum - ( 1 ) No business shall be transacted at any meeting of the board 
unless at least six member, which shall include at least one member of Legislative 
Assembly , is present: 

Provided that if at a meeting, less than six members are present, the chairperson 
may adjourn the meeting to another date by giving notice to the present members and 
other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting 
without considering the quorum and irrespective of the number ofmembers attending . 


( 2 ) The State Governmentmay debar any member, other than ex -officio members , 
from taking part in themeeting of the board , if 


( a ) he absents himself from three consecutive meeting of the board without 

written information to and consent of the chairperson , or 
(b ) in the view of the State government, such member has ceased to represent 

the interest which he purports to represent on the Board . 
13 . Such Unorganized Worker, who has completed the age of 14 years and who 
has given self- declaration regarding worker of Unorganized Sector, will be entitled for 
registration . 

14 . Authority , A person authorized by District Administration shall be the 
competent authority for registration certificate and registration certificate of the 
unorganized workers may be issued by him . 

15 . Application - Each Unorganized worker will submit the application in prescribed 
format i.e . Form - I in the office of District Magistrate or any other authorized office . 

16 . After registration , a Smart card to be kept easily shall be issued by District 
Magistrate or any person authorized by the District Magistrate having identification of 
unorganized worker . The smart card shall bear unique Identification Number for every 
worker. 

By Order of the Governor of Bihar , 

DR. S .SIDHARTH , 
Secretary to the Government. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 जुलाई 2015 

Form- I 


(Application form for Registration under Rule 16 of Bihar Unorganised worker Social 

Security Rule 2015) 
(a ) Name of the Unorganised Worker: 


1 ) 


(b ) Age of the Worker 


- 


Father s / Husband s Name 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2) 


- 


Occupations 


Present Address 


( 4 ) 
( 5) 
(6) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Permanent Address 
Dependents 


a ) 


Father 


Mother 


0 


Dependent children s_ 


Others 


이 


( 7) 


UID Number 


Signature / Thumb Impression 


Name: 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 779 -571 +500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


